झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 ज्येष्ठ, 1946 (श०) 
संख्या - 350 राँची, बुधवार, 5 जून, 2024 (0) 


मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, 


अधिसूचना 
5 जून, 2024 


संख्या-014 / Fio(faouo)—16—-03 / 2024 // 47--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की 
धारा-67 के अनुसरण में 31-गाण्डेय विधान सभा उप निर्वाचन, 2024 के अवसर पर 31-गाण्डेय विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के प्ररूप-21घ (हिन्दी) एवं प्ररूप-217 (अंग्रेजी) जिसमें झारखण्ड 
विधान सभा & लिए निर्वाचित सदस्य के नाम एवं पता दिये गये हैं, सर्वसाधारण की जानकारी & लिए प्रकाशित 
की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


Ho रवि कुमार, 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, 
झारखण्ड 


2 झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 5 जून, 2024 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 


(कानूनी नियम और आदेश) 


प्रारूप 24घ 
(नियम 64 देखिए) 
(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) 


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 


31-गाण्डेय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखण्ड राज्य की विधान सभा @ लिए निर्वाचन | 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 
धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि - 


श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन (नाम) बी.//63 हरमु हाउसिंग कॉलोनी, बी.-टाईप, पोस्ट-डोरण्डा, 
थाना-अरगोड़ा, राँची, झारखण्ड (पता), [जो झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा 
खड़ी की गई हैं।| उस सदन में डॉ. सरफराज अहमद के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए 
war रूप से निर्वाचित हो गयी हैं। 


स्थान : गिरिडीह रिटर्निंग ऑफिसर 


तारीख: 04.06.2024 31-गाण्डेय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 5 जून, 2024 


Conduct of Elections Rules, 1961 


(Statutory Rules and Order) 


Form 21D 
(See Rule 64) 


(For use in election to fill a casual vacancy when seat is contested) 


Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951. 


Election to the Legislative Assembly of Jharkhand from 31-Gandey Assembly Constituency. 


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, 
read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, | declare that- 


Smt. Kalpana Murmu Soren (Name) B/63 Harmu Housing Colony, B-Type, PO-Doranda, Thana- 
Argora, Ranchi, Jharkhand (Address) sponsored by Jharkhand Mukti Morcha (name of he recognized 
political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Dr. 
Sarfaraz Ahamad. 


Place:- Giridih Returning Officer 


Date:- 04.06.2024 31-Gandey Assembly Constituency 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, wel cant प्रकाशित एवं मुद्रित, 
झारखण्ड गजट (असाधारण) 350 - 50 


